शासन 
KOPATI 


. 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09/ 2013- 2015. ” 


. 


. 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई, दिनांक 
30 -05 -2001. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 512 ] 


रायपुर , गुरुवार , दिनांक 27 दिसम्बर 2018 - पौष 6, शक 1940 


विधि और विधायी कार्य विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर , रायपुर 
अटल नगर, दिनांक 27 दिसम्बर 2018 

आदेश 


क्रमांक 12492 / 2723 / 21- ब / छ.ग./ 2018. — राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रम न्यायालय राजनांदगांव ( छ. ग.) के समक्ष राज्य शासन का पक्ष 
समर्थन करने हेतु निम्नलिखित अभिभाषक को आदेश जारी होने के दिनांक से 02 वर्ष के लिये पैनल अधिवक्ता नियुक्त करता है. 


1. 


श्री गजेन्द्र कुमार बक्शी 


श्री गंगादास वैष्णव 


श्री राजेश खांडेकर 


श्री विनोद कुमार बाजपेयी 


किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का सूचना पत्र देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है . 


श्रम न्यायालय के प्रकरणों में पैरवी करने हेतु नियुक्त होने वाले पैनल अधिवक्ताओं को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश 
क्रमांक 17 (ई) 108 / 93 / 21- ब ( दो ) दिनांक 28- 09 - 1999 के अनुसार फीस का भुगतान संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जायेगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

सेमसिंह मरावी, अवर सचिव. 


1023 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018. 


